fuegT HIO -( )-72 


REGISTERED NO. D)- (D ) -12 


SEC 


SECRETARIAT 


64 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT II - 09 3 — 540g (ii) 
PART II — Section 3 Sub - section ( ii) 

A RT Fatfata 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


NO 458 ] 
No . 458 ] 


af faaet, quare, TUE 26 , 1977/ 4 , 1899 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26 , 1977/KARTIKA 4, 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compllation 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 
NOTIFICATION 

CUSTOMS 

New Delhi, the 26th October 197 7 
S . O , 737 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 7 
of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Government hereby appoints 
the airport at IIyderabad as customs airport for tho purpose of loading of export 
goods specified below when such goods are taken out of the said customs airport, 
namely --- 

( 1 ) Fresh vegetables 
( 11 ) Fresh fruits 
( 111) Processed foods 
( iv ) Poultry and poultry products 
( v ) Meat and meat products including live animals 
( vi ) Leather and leather products 
yii ) Handlooms 
( vili ) Readymade garments 
( ix ) Handicrafts 
( x ) Chemicals 
(xi) Engineering products 
(x11 ) Glass and glassware 

[No, 228 / 77 - Customs/ F NO, 181 /49 / 77 -Cus VII ] 

N KRISHNAMURTHY, Under Secy 


( 2725 ) 


2726 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3 (11 ) 


- 


- 


विरा मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

सीमा शुल्क 

नई दिल्लो , 26 अक्तूबर , 1977 
का० प्रा० 737 ( प्र ) केन्द्रीय सरकार, सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52) की धारा 7 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए , नीचे विनिर्दिष्ट निर्यात 
माल के लदान के प्रयोजन के लिए, हैदराबाद स्थित विमान- पत्तन को , जब ऐसे माल को उक्त 
सीमा - शुल्क विमान-पत्तन से बाहर भेजा जाए , सीमा - शुल्क विमान- पत्तन के रूप में नियत 
करती है, अर्थात् --- - 

(i ) ताजी सब्जियां 
( ii ) ताजे फल 
( iii ) प्रसंस्कृत खाद्य 
(iv ) कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 
( v ) मास एवं मास उत्पाद , जिसके अन्तर्गत जीवित पशु भी है 
( vi ) चर्म एवं चर्म उत्पाद 
( vii ) हैण्डलूम 
( viii ) तैयार वस्त्र 
(ix ) हस्तकला वस्तुए 
((x ) रसायन 
( xi ) इंजीनियरी उत्पाद 
( xii ) काच और काच का सामान 
[स० 22877-सी० शु०/ फा० सं० 481/ 49 77-सी० शु० , VII] 

एन० कृष्णमूर्ति , अवर सचिव ।। 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

गित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
ÞRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHID BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


